इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 11 ]] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 15 मार्च 2013 - फाल्गुन 24, शक 1934 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश 


पूर्व में ग्राम पंचायत चन्देला की पश्चिमी सीमा 
दक्षिण में - चूंदी नाला ( विकासखण्ड , जयसिंहनगर की 

दक्षिणी सीमा . 


शहडोल , दिनांक 28 फरवरी 2013 


अनुसूची- " दो " 


क्र . 5 - व.लि. - 1-12-1290. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 
1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के 
राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को नगरपालिका, शहडोल , 
जिला शहडोल की सीमा में सम्मिलित किये जाने का मंतव्य 
अधिसूचित किया जाता है. इस संबंध में किसी व्यक्ति , संस्था 
को कोई आपत्ति हो तो इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में 
प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर कलेक्टर, शहडोल 
को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की जावे. 

अनुसूची- " एक " 


( 1 ) “ अनुसूची एक में वर्णित सीमा नगर परिषद, 

जयसिंहनगर की सीमा में सम्मिलित होने पर नगर 
परिषद्, जयसिंहनगर की संशोधित सीमा इस प्रकार 
होगी 


उत्तर में - अखड़ार नाला 


पश्चिम में - अखड़ार नाला 


( 1 ) " ग्राम पंचायत कतिरा , जिला शहडोल में शामिल राजस्व 

ग्राम खुशरवाह की सम्पूर्ण आबादी व क्षेत्रफल : 


पूर्व में -- प्रस्तावित बाईपास रोड एवं ग्राम पंचायत चन्देला 

का पश्चिमी सीमा . 


दक्षिण में - चूंदी नाला (विकासखण्ड , जयसिंहनगर की 

दक्षिणी सीमा ). 


उत्तर में -- नगर परिषद जयसिंहनगर की दक्षिणी सीमा एवं 

पूर्वी सीमा. 


पश्चिम में - ग्राम पंचायत कतिरा का पूर्वी सीमा 


अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर. 


57 


58 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013 


[ भाग 2 


कार्यालय , जिलाध्यक्ष, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश 


बालाघाट , दिनांक 28 फरवरी 2013 


क्र . 153 - एन.पी.आर. - जन.रजि .- 2012-13.- राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए( 3 ), 
दिनांक 16 फरवरी, 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा 
नागरिकता अधिनियम , 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान -पत्र जारी करना ) नियमावली 
2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन 
करने और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. 
पदनाम एवं कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है 


प्रशासनिक इकाई 


पदनाम 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 
( 1 ) 


नियुक्त किये जाने 
वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


तहसील बालाघाट 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील बालाघाट. 


तहसील बालाघाट के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


2 


तहसील वारासिवनी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील वारासिवनी. 


तहसील वारासिवनी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


तहसील लालबर्रा 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील लालबर्रा. 


तहसील लालबर्रा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


4 


तहसील खैरलांजी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील खैरलांजी. 


तहसील खैरलांजी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


5 


तहसील बैहर 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील बैहर. 


तहसील बैहर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


6 


तहसील बिरसा 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील बिरसा 


तहसील बिरसा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


7 


तहसील परसवाड़ा 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील परसवाड़ा. 


तहसील परसवाड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


8 


तहसील कटंगी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील कटंगी. 


तहसील कटंगी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


9 


तहसील तिरोड़ी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील तिरोड़ी. 


तहसील तिरोड़ी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) . 


10 


तहसील लांजी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील लांजी . 


तहसील लांजी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


11 


तहसील किरनापुर 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील किरनापुर. 


तहसील किरनापुर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013 


59 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


12 


नगरपालिका, बालाघाट 


13 


नगरपालिका, वारासिवनी 


14 


नगरपालिका, मलाजखण्ड 


15 


नगर पंचायत , बैहर 


16 


नगर पंचायत, कटंगी 


17 


नगर पंचायत , लांजी 


18 


संबंधित ग्राम कोसमी 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका बालाघाट के अन्तर्गत पड़ने 

नगरपालिका, बालाघाट . 

वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार , नगरपालिका वारासिवनी के अन्तर्गत पड़ने 

नगरपालिका, वारासिवनी वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका मलाजखण्ड के अन्तर्गत पड़ने 

नगरपालिका, मलाजखण्ड . वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार , नगर पंचायत बैहर के अन्तर्गत पड़ने वाला 

नगरपालिका, बैहर. 

सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत कटंगी के अन्तर्गत पड़ने वाला 

नगरपालिका, कटंगी. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 
मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार , नगर पंचायत लांजी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
नगरपालिका, लांजी. 

सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
पटवारी 

स्थानीय रजिस्ट्रार कोसमी जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 

सम्पूर्ण क्षेत्र. 
पटवारी 

स्थानीय रजिस्ट्रार भरवेली जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 

सम्पूर्ण क्षेत्र . 
पटवारी 

स्थानीय रजिस्ट्रार हिरापुर जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 

सम्पूर्ण क्षेत्र. 
पटवारी 

स्थानीय रजिस्ट्रार तिरोड़ी जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 

सम्पूर्ण क्षेत्र. 
पटवारी 

स्थानीय रजिस्ट्रार उकवा जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 

सम्पूर्ण क्षेत्र. 
पटवारी स्थानीय रजिस्ट्रार किरनापुर जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 

सम्पूर्ण क्षेत्र. 
राजस्व निरीक्षक / 

स्थानीय रजिस्ट्रार संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सहायक राजस्व निरीक्षक / 
कर संग्राहक. 


19 


संबंधित ग्राम भरवेली 


20 


संबंधित ग्राम हिरापुर 


21 


संबंधित ग्राम तिरोड़ी 


22 


संबंधित ग्राम उकवा 


23 


संबंधित ग्राम किरनापुर 


24 


संबंधित वार्ड 
ग्रामीण क्षेत्र. 


25 


संबंधित वार्ड 
नगरीय क्षेत्र. 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सहायक राजस्व निरीक्षक / 
कर संग्राहक . 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान : बालाघाट 
दिनांक : 28 फरवरी 2013 


विवेक पोरवाल, जिलाध्यक्ष एवं 
जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


60 


Ezyat 176745 , fanich 15 71 2013 


[ 4T 2 


Balaghat, the 28th February 2013 


No. 153 -NPR -CR -2012-13. - In exercise of the power conferred vide GAD , Order No. F. 10-1-2012-2 - A ( 3 ), 
dated 16th February, 2012 published in Madhya Pradesh Gazette , dated 17th February 2012 & under rules 5 , 16 & 
18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) 
Rules, 2003 , the following Officers are appointed as the Register for preparation of National Population Register 
with NPR designations mentioned in Col. (4) it take or supervise the NPR operation within the Administrative 
area specified each of them in Col. No. (5 ) of the Schedule 


Designation 


To be appointed 


Jurisdiction 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Administrative 

Unit 
( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


Tahsil Balaghat 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Balaghat. 


Entire Tahsil Balaghat (excluding 
urban area ). 


2 


Tahsil Waraseoni 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Waraseoni. 


Entire Tahsil Waraseoni (excluding 
urban area ). 


3 


Tahsil Lalburra 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Lalburra . 


Entire Tahsil Lalburra (excluding 
urban area ). 


4 


Tahsil Khairlanji 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Khairlanji. 


Entire Tahsil Khairlanji 
( excluding urban area ). 


5 


Tahsil Baihar 


Tahsildar 


Sub - District Registrar, 
Tahsil Baihar. 


Entire Tahsil Baihar (excluding 
urban area ). 


6 


Tahsil Birsa 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Birsa . 


Entire Tahsil Birsa (excluding 
urban area) . 


7 


Tahsil Paraswada 


Tahsildar 


Sub - District Registrar, 
Tahsil Paraswada . 


Entire Tahsil Paraswada 
( excluding urban area ). 


8 


Tahsil Katangi 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Katangi. 


Entire Tahsil Katangi (excluding 
urban area ). 


9 


Tahsil Tirodi 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Tirodi. 


Entire Tahsil Tirodi (excluding 
urban area) . 


10 


Tahsil Lanji 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Lanji . 


Entire Tahsil Lanji . (excluding 
urban area ). 


11 


Tahsil Kirnapur 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Kirnapur. 


Entire Tahsil Kirnapur (excluding 
urban area ). 


12 


Municipality, Balaghat Chief Municipal 

Officer. 


Sub -District Registrar, 
Municipality , Balaghat. 


Entire Urban area of Balaghat 
Municipality 


13 


Municipality , 
Waraseoni. 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar, 
Municipality, Waraseoni. 


Entire Urban area of Waraseoni. 
Municipality 


14 


Municipality, 
Malajkhand. 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar, Entire Urban area of Malajkhand 
Municipality, Malajkhand . Municipality . 


4T 2 ] 


ITEZYGTi 16147 , fatit 15 Href 2013 


61 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


15 


Nagar Panchayat, 
Baihar. 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar, 
Municipality, Baihar. 


Entire Urban area of Baihar . 
Nagar Panchayat. 


16 


Nagar Panchayat, 
Katangi. 


Chief Municipal 
Officer 


Sub - District Registrar, 
Municipality, Katangi. 


Entire Urban area of Katangi 
Nagar Panchayat. 


17 


Nagar Panchayat, 
Lanji 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar , 
Municipality , Lanji . 


Entire Urban area of Lanji Nagar 
Panchayat. 


18 


Patwari 


Local Registrar 


Respective Village 
Kosmi. 


Entire area of respective Village 
Kosmi censue Town/Out Growth . 


19 


Patwari 


Local Registrar 


Respective Village 
Bharweli, 


Entire area of respective Village 
Bharweli censue Town /Out 
Growth . 


20 


Patwari 


Local Registrar 


Respective Village 
Hirapur. 


Entire area of respective Village 
Hirapur censue Town /Out 
Growth . 


21 


Patwari 


Local Registrar 


Respective Village 
Tirodi. 


Entire area of respective Village 
Tirodi censue Town /Out Growth . 


22 


Patwari 


Local Registrar 


Respective Village 
Ukwa. 


Entire area of respective Village 
Ukwa censue Town /OutGrowth . 


23 


Patwari 


Local Registrar 


Respective Village 
Kirnapur. 


Entire area of respective Village 
Kirnapur censue Town /Out 
Growth . 


24 


Local Registrar 


Respective Ward 
Village area . 


Entire Urban area in respective 
Wards of Statutory Towns . 


Revenue Inspector/ 
Health Inspector/ 
Sanitary Inspector/ 
Asstt. Revenue 
Inspector/ 
Tax Collector. 


25 


Local Registrar 


Respective Ward 
Village area . 


Entire Urban area in respective 
Wards of Statutory Towns . 


Revenue Inspector/ 
Health Inspector/ 
Sanitary Inspector/ 
Asstt . Revenue 
Inspector / 
Tax Collector. 


The Sub - District Registrar, to appoint Local Registrars at their level as per Govt. Order No. RD 102 ETC 
2010 , dated 12th January 2012 . 


Place : Balaghat 
Date : 28th February 2013 


VIVEK PORWAL , Collector & 

District Registrar (NPR ) . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2013. 


